निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 127 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - 


अधिसूचना 

8 फरवरी 2014 
सं0 1स्था० - 134/ 07 - 329/वि०स० । — सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के 
कार्यान्वयन अनुपालन हेतु श्री हरेराम मुखिया, प्रभारी संयुक्त सचिव , बिहार विधान - सभा को अपीलीय प्राधिकारी एवं श्री 
पाण्डव कुमार सिंह, अवर सचिव , बिहार विधान - सभा को लोक सूचना पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 127-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


